निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 भाद्र 1943 ( श ० ) 
( सं ० पटना 725 ) पटना , मंगलवार , 24 अगस्त 


2021 


विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग 


आदेश 


18 अगस्त 2021 


सं ० वि ० प्र ० ( II ) स्था०-29 / 2019 / 2113 - श्री अतुल कुमार पाण्डेय , व्याख्याता ( विद्युत अभि ० ) , राजकीय 
पोलिटेकनिक , बक्सर की अस्थायी रूप से नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग , पटना के पत्रांक -103 दिनांक -18.07.2018 
द्वारा अनुशंसा के आधार पर विभागीय अधिसूचना संख्या -2592 दिनांक -24.09.2018 द्वारा बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा 
सेवा के अधीन राजकीय पोलिटेकनिक , बक्सर में व्याख्याता ( विद्युत अभि ० ) के पद पर वेतनमान रू ० 15600-39100 + 
AGP 5400 में की गई थी , जिसके आलोक में श्री पाण्डेय द्वारा अपने अधिसूचित संस्थान में दिनांक -11.10.2018 को 
योगदान समर्पित किया गया है । 

लोक सेवा आयोग , उत्तर प्रदेश की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन , प्रावैधिकी शिक्षा अनुभाग -2 
संख्या -1113 / सोलह - 2-2021 , लखनऊ दिनांक -12.07.2021 के द्वारा प्रावैधिकी शिक्षा विभाग ( डिप्लोमा सेक्टर ) उत्तर 
प्रदेश के अंतर्गत राजकीय पोलिटेकनिक , उत्तर प्रदेश में श्री अतुल कुमार पाण्डेय को अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए 
प्रवक्ता , विद्युत अभियंत्रण , राजकीय पोलिटेकनिक , सरसई , राठ , हमीरपुर के पद वेतनमान रू 0 15600-39100 ग्रेड वेतन 
रू 0 5400 / - में किये जाने के फलस्वरूप प्राचार्य , राजकीय पोलिटेकनिक , बक्सर के माध्यम से श्री पाण्डेय के द्वारा 
समर्पित अभ्यावेदन में तकनीकी त्याग पत्र को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है । 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) 24 अगस्त 2021 
2. अतः उपरोक्त के आलोक में श्री अतुल कुमार पाण्डेय , व्याख्याता ( विद्युत अभि ० ) , राजकीय पोलिटेकनिक , 
बक्सर के द्वारा समर्पित तकनीकी त्याग पत्र को स्वीकार करते हुए उन्हें प्रवक्ता ( विद्युत अभि ० ) के पद पर राजकीय 
पोलिटेकनिक , सरसई , राठ , हमीरपुर में योगदान हेतु विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग , बिहार , पटना से आदेश निर्गत की 
तिथि से विरमित किया जाता है । 
3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

आदेश से , 


मोबीन अली अंसारी , 


संयुक्त निदेशक ( प्र ० ) , 
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 725-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


